रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , अप्रैल 25 , 2018/ वैशाख 5 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 2018 / VAISAKHA 5, 1940 


सं . 1575 ] 
No. 1575 ] 


पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 अप्रैल , 2018 
का . आ . 1741( अ ). - केंद्रीय सरकार को पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का अर्जन ) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकर्तिक गैस मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का . आ . 439 (E ) दिनांक 13.02. 2017 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि में ओ. न. जी. सी . काकीनाडा एसेट द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में - 1 वशिष्ठ पाइपलाइन लैंड फॉल पॉइंट से 
ओडालारेवू टर्मिनल में अल्लावाराम मंडल में ईस्ट गोदावरी जिले में परियोजना तक पाइपलाइन के माध्यम से 
गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के परियोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 
और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियो को जनता को तारिख 21. 03. 2017 से उपलब्ध करा दिया गया ; 
और पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिए गया 
है और उन्हें अनुजात कर दिया गया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है ; 
और केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि 
पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है; 
अतः अब केंद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह 
घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में पाइपलाइन बिछाने के 
लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ; 


2379 GI/ 2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 (ii ) ] 
और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम को धारा 6 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश 
देती है की पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की दिनांक से , 
केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाय पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली ओ. एन . जी . सी में निहित होगा 

और तदुपरि भूमि में ऐसे उपयोग के अधिकार , इस प्रकार अधिरोहित निबंधनों और उपयोगकर्ता का अधिकार 
( रा. ओ. यू.) के अधीन होते हुए, सभी विलगमों से मुक्त ओ. न. जी . सी . काकीनाडा ईस्टर्न ऑफशोर एसेट में 
निहित होगा ; 


- 


क्रमसंख्या 


आर. ओ. यू . पाइप लाइन लैंडफाल पॉइंट से ओड़लारेवु टर्मिनल 
राज्य आंध्रा प्रदेश 

मण्डल 
जिले पूर्व गोदावरि 

गाव 
आर. एस. सं . 

हेक्टर्स ऐअर्स सेंटीऐअर्स 
941 

___ 0 

0 


अललवरम 

ओड़लारेषु 
एकड़ - सेंट्स 
3 

12 


I 


/ 


__ 2 


88 


940 
940 


_ 4 


940 


3 


43 


। 


99 


75 
62 


0 


939 
939 
939 
939 
939 
939 
939 


| 


1 


0 


939 


0 


1 


___ 10 

11 
____ 12 

13 
14 
15 


938 


948 


76 


_9480 


1 


00 


जोड़ 


21 


47 


आर. ओ. यू. पाइप लाइन लैंडफाल पॉइंट से ओड़लारेवु टर्मिनल 


क्रमसंख्या 


राज्य 


मण्डल 


जिले 


आंध्रा प्रदेश 

पूर्व गोदावरि 
हेक्टर्स - ऐअर्स 


गाव 
सेंटीएअर्स 


आर . एस. सं . 


अललवरम 

ओड़लारेवु 
एकड़ सेंट्स 
0 

66 
0 

31 


1033 


1033 


o 


3 


1033 


1033 


1033 
1033 


6 


0 


38 


1033 


1033 


जोड़ 


- 


14 


[ फां . सं. ईएक्सपीएल -13011 (26)/10/2018 - ईएक्सपीएल – पीएनजी] 


राकेश मिश्रा, अवर सविच 


[ ATT II - OUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd April, 2018 . 
S . O . 1741( E ). — Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural 
Gas S . O .No.439 ( E ) dt. 13. 02 .2017 issued under Sub -section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe Lines 
{ Acquisition of Right of users in Land } Act 1962 (50 of 1962) (here in after referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the Schedule appended to that 
Notification for the purpose of laying pipeline Si Vashishta pipeline from Land fall point to Odalarevu Terminal at 
Odalarevu in Allavaram Mandal, E .G ,Dt., in the State of Andhra Pradesh , a pipeline should be laid by the ONGC - 
Kakinada. 

And whereas copies of the said Gazette Notification were made available to the public from 21 -03- 2017 . 

And whereas no objections have been received from the public to lying of the pipeline by the Competent 
Authority. 

And whereas the Competent Authority has under Sub - section (1 ) of section 6 of the said Act, submitted report 
to the Central Government. 

And whereas the Central Government, after considering the said report , decided to acquire the Right of User in 
the lands specified in the Schedule. 

Now , Therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - Section (i) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the Right of User on the land specified in the Schedules appended to this Notification is 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And Further in exercise of the powers conferred by Sub - Section ( 4 ) if Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the Right of User on the land for laying of pipeline shall, instead of vesting in the 
Central Government, vest, on this date of the publication of this declaration , in the ONGC, EOA , /Kakinada Asset, free 
from encumbrances. 


ROU PIPE LINE FROM LANDFALL POINT TO ODALAREVU TERMINAL 


S .NO . 


STATE 


MANDAL 


ANDHRA PRADESH 

EAST GODAVARI 
HECTARES ARES 


ALLAVARAM 
ODALAREVU 


DISTRICT 


VILLAGE 


R .S .NO . 


CENTI ARES 


ACRES 


CENTS 


941 


12 


0 


88 


03 


940 
940 
940 
939 
939 


43 


99 
75 


939 


62 
05 


939 


02 


33 


82 


939 
939 
939 
939 
938 
948 
948 


75 


0 
0 


00 


TOTAL 


2147 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


ROU PIPE LINE FROM LANDFALL POINT TO ODALAREVU TERMINAL 


S.NO . STATE 

DISTRICT 

R . S.NO . 


MANDAL 
VILLAGE 
CENTI ARES 


ALLAVARAM 
KOMARAGIRIPATNAM 
ACRES 

C ENTS 
0 

66 
0 

40 


1033 


1033 


ANDHRA PRADESH 

EAST GODAVARI 
HECTARES | ARES 

0 
0 
0 
0 

0 
_ 0 

0 
0 


1033 


1033 


1033 


1033 


1033 


38 
0 
32 


1033 


TOTAL 


14 


[ F. No . EXPL-13011 ( 26 )/10 / 2008- EXPL - PNG ] 


RAKESH MISHRA, Under Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018 
का . आ . 1742( अ ). - केंद्रीय सरकार को पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकर्तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 438( E) दिनांक 13.02.2017 द्वारा 
उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ओ . न. जी . सी . काकीनाडा एसेट द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य बन्दमूरु लंका 
फेरी रोड सर्वे संख्या 104 से सर्वे संख्या 48 चंचुला कैनाल के निकट में अल्लावाराम मंडल में ईस्ट गोदावरी जिले में 
परियोजना तक माध्यम से गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के परियोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा की थी । 
और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियो को जनता को दिनांक 21. 03. 2017 से उपलब्ध करा दिया गया ; 
और पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिए गया है और उन्हें 
अनुजात कर दिया गया है । 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अधीन केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 
और केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के 
लिए अपेक्षित है उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ; 
अतः अब केंद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपधारा (1 ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन 
किया जाता है; 

नियम को धारा 6 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए निर्देश देती है की 
पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की दिनांक से, केंद्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली ओ. एन . जी . सी में निहित होगा और तदुपरि भूमि में ऐसे उपयोग के अधिकार, 
इस प्रकार अधिरोहित निबंधनों और उपयोगकर्ता का अधिकार ( रा. ओ. यू.) के अधीन होते हुए, सभी विलगमों से मुक्त ओ. न. जी . 
सी . काकीनाडा ईस्टर्न ऑफशोर एसेट में निहित होगा ; 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आर. ओ . यू . पाइप लाइन बेनदमुरु लंका फेरी रोड से सर्वे नंबर 104 थक 

सर्वे नंबर 48 नजदीक चुचुला केनल 


क्रमसंख्या 


मण्डल 


अललवरम 


आंध्रा प्रदेश 

पूर्व गोदावरि 
हेक्टर्स - एअर्स 


गाव 
सेंटीएअर्स 


ओड़लारेवु 
एकड़ - सेंट्स 
0 

20 
11 


0 


6 


0 
0 


|00NO||Pw 


7 
7 


25 


9 


. 


66 


10 


39 


राज्य 
जिले 
आर. एस. सं . 
48 / 1a2 
48 / 1c / 2 
48/ 1c3 
48 / 1c4 
48/ 2a2 
48/ 2b2a2 

48/ 2b2a2 
52/ 4b1 ,52/ 4b2 

54/ 4a4b 
54/ 4c4b 
62/ 1b2b 
67 /1b 
67 / 3b 
67 / 3d 
67 / 5a 

67 / 5b 
84 / 2b, 3a2, 4a, 8b 

83 / 14a2 
83 / 14b2 

83/ 14b 
83 / 14f,17b, 15b 

82/ 2 
82/ 2 


11 


32 
20 


12 


12 


1 


13 
14 
15 
16 
17 
18 


36 


19 


20 
21 
22 
23 


9 
26 
26 


__ 0 


0 


TOTAL 


- 


11 


[ फां . सं. ईएक्सपीएल -13011 (26 )/10/ 2018 - ईएक्सपीएल – पीएनजी] 


राकेश मिश्रा, अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd April, 2018 


S . O . 1742 ( E ). — Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S . O .No.438 (E ) dt. 13.02 . 2017 issued under Sub -section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe Lines 
{ Acquisition of Right of users in Land } Act 1962 (50 of 1962 ) (here in after referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the Schedule appended to that 
Notification for the purpose of laying pipe line from Bendamurulanka ferry road at survey No. 104 to survey No. 48 near 
Chunchula canal at Bendamurulanka in Allavaram Mandal, E .G ,Dt., in the State of Andhra Pradesh , a pipeline should be 
laid by the ONGC – Kakinada . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 
And whereas copies of the said Gazette Notification were made available to the public from 21 -03- 2017 . 


And whereas no objections have been received from the public to lying of the pipeline by the Competent 
Authority . 


And whereas the Competent Authority has under Sub - section ( 1) of section 6 of the said Act, submitted report 
to the CentralGovernment. 

And whereas the Central Government, after considering the said report, decided to acquire the Right of User in 
the lands specified in the Schedule . 

Now , Therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - Section (i) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the Right of User on the land specified in the Schedules appended to this Notification is 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And Further in exercise of the powers conferred by Sub -Section (4 ) if Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the Right of User on the land for laying of pipeline shall , instead of vesting in the 
Central Government, vest, on this date of the publication of this declaration , in the ONGC, EOA , /Kakinada Asset, free 
from encumbrances . 


ROU PIPE LINE FROM BENDAMURU LANKA FERRY ROAD AT SURVEY NO . 104 TO SURVEY NO .48 

NEAR CHUNCHULA CANAL . 


S .NO . 


STATE 


A LLAVARAM 


DISTRICT 


ANDHRA PRADESH 

EAST GODAVARI 
HECTARES ARES 


MANDAL 
VILLAGE 

CENTI ARES 


BENDAMURI LANKA 


R . S .NO . 


ACRES 


CENTS 


48 /1a2 


20 


48 / 1c / 2 


11 


48 / 1c3 


48 /1c4 


48 /2a2 


07 


48 /2b2a2 


07 


48 /2b2a2 


52/4b1,52/4b2 


54 /4a4b 


54 /4c4b 


62/ 1b2b 


67/ 1b 


12 


67/ 3b 
67/ 3d 


07 


67 /5a 


08 


67 /5b 


36 


84 /2b ,3a2,4a ,8b 


14 


83/ 14a2 


09 


83/14b2 


11 


83/ 14b 


08 


83/ 14 ,17b , 15b 


09 


82/ 2 


[ 4T1 II - OUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


23 


82 / 2 


0 


L 


26 


TOTAL 


[F . No . EXPL - 13011(26 )/10 /2018 -EXPL - PNG ] 

RAKESH MISHRA, Under Secy. 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2018 .04.27 20 :01: 36 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


